6 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 4 , 2000 (PAUS 14 , 1921 SAKA ) 


| PART I 


राजस्व विभाग 


. 


प्रादेश 


दिमांक 14 दिसम्बर , 1999 
गया 971- वि ० सैल०-1-99/ 17830.-- चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम ), 
की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 971 -- वि ० मेल०-1-99/ 17826 , 
दिनांका 14दिसम्बर, 1999 में वर्णित भूमि . सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन. अर्थात् गांव खेडला , तहसील 
सोहना , जिला गड़गावां, में भूमिहीन बेघर हरिजनों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त 
रिहायशी भू - बण्ड ( जाट ) आवंटित करने के लिए अपेक्षित घोषित की गई है ! 

इसलिये . अब, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम ।), की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों : - प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा उप - मण्डल अधिकारी ( ना ०) एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, गड़गावां को 
निर्देश देते हैं कि वह पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में वणित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें । 

पी ० पार ० कौशिक , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


राजस्व विभाग 


दिनांक 14 दिसम्बर , 1999 


संख्या 971 -वि ० सैल ०-1-99/ 17526.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में 
यणित भूमि, सरकार द्वारा , सरकारी वचं पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव खेडला , तहसील सोहना, जिला ग़ड़गावां में भूमिहीन 
बेघर हरिजनों, पिछले वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भूखण्ड ( लाट ) आबंटित करने के 
लिए अपेक्षित है ,जिग के लिए भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, ( 1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 4 के अधीन हरियाणा 
सरकार, राजस्व विभाग को अधिसूचना संख्या 1337 - वि ० सल०-1-98/ 2976, दिनांक 24 फरवरी 1999 को प्रकाशित की गई 
है. इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन में लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि भजन अधिनियम , 1894 ( 1894 का अधिनियम 1 ) की धारा 6 उपबन्धों में अधीन उन सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप - मण्डल अधिकारी ( ना .) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , गुड़गावां के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

विशिष्टियां 


- 


जिला 


तहसील 


गांव 


क्षेत्र 


हदवस्त 
संख्या 


प्रायत संख्या / 
खसरा संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कनाल 


मरला 


गुड़गांवा 


सोहना 


खेडला 


177 


64/23 


7 


8 


64/24 


3 


12 


जोड़ 


11 


00 


पी ० प्रार० कौशिक 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


